निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 ज्येष्ट 1943 ( श ० ) 
पटना , सोमवार 7 जून 2021 


( सं ० पटना 329 ) 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग ( कारा ) 


: 


गृह जिला 


आदेश 

16 अप्रील 2021 
सं 0 कारा / स्था 0 ( अरा ० ) 01-48 / 2019-3457 - बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग , पटना द्वारा प्रकाशित संयुक्त 
विज्ञापन संख्या -01 / 2019 प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर तथा आयोग के पत्रांक -526 दिनांक -12.03.2021 द्वारा 
सहायक अधीक्षक ( भूतपूर्व सैनिक ) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के 
अधीन वेतन स्तर -5 में राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अनुमान्य जीवन भत्तों के साथ परीक्ष्यमान सहायक 

अधीक्षक के रूप में नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -06 में अंकित कारा में पदस्थापित किया जाता है 
क्र ० अभ्यर्थियों का नाम 

पिता का नाम अनुक्रमांक 

पदस्थापन 
1 2 

3 

4 5 

6 
1 श्री सत्यजीत कुमार श्री सरयुग भगत 6510010703 | नालंदा 

केन्द्रीय कारा , बक्सर 
2 श्री कौशल किशोर प्रसाद श्री राम ईश्वर प्रसाद 

नालंदा 

आदर्श केन्द्रीय कारा , 
6510030281 

बेऊर 
3 श्री पंकज कुमार चौधरी श्री युगल कान्त चौधरी 

पटना 

शहीद खुदीराम बोस 
6510030677 

केन्द्रीय कारा , मुजफ्फरपुर 
4 

विशेष केन्द्रीय कारा , 
स्व ० नारायण राम 

नालंदा 
6510060522 

भागलपुर 
5 श्री भूतेश कुमार श्री विद्यानन्द प्रसाद 

जहानाबाद 

आदर्श केन्द्रीय कारा , 
6511050095 

बेऊर , पटना 
6 श्री बाबुल कुमार श्री लेदरू राम 

भोजपुर शहीद जुब्बा सहनी 
6512010965 

केन्द्रीय कारा , भागलपुर 
7 श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह श्री शिव मंगल सिंह 

6512020689 | भोजपुर 

केन्द्रीय कारा , गया 
8 श्री राघवेंद्र प्रताप श्री दीना नाथ सिंह 6512030027 बक्सर 

मंडल कारा , बेतिया 
9 श्री सितेश कुमार सिंह श्री बालदेव सिंह 

6512030038 | भोजपुर मंडल कारा , छपरा 


श्री धीरज कुमार 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


2 

बिहार गजट ( असाधारण ) 7 जून 2021 
श्री अरविन्द कुमार श्री श्याम बिहारी सिंह 

6512050357 | भोजपुर मंडल कारा , गोपालगंज 
श्री सुधीर कुमार सिंह श्री सुरेश कुमार सिंह 6512060077 भोजपुर मंडल कारा , सीवान 

, 
श्री इरशाद आलम मो ० सत्तार 

6514040100 पटना 

मंडल कारा , दरभंगा 
श्री रत्नेश कुमार रॉय श्री चन्द्र केतु रॉय 

6514090297 | वैशाली मंडल कारा , सीतामढ़ी 
श्री अमरेन्द्र कुमार श्री बसंत लाल 

6514110036 पटना मंडल कारा , समस्तीपुर 
श्री संजय कुमार शर्मा श्री दिपलाल शर्मा 

6516040159 | सिवान मंडल कारा , कटिहार 
श्री दीना नाथ महतो श्री रूदल महतो 

6516080031 | गोपालगंज मंडल कारा , किशनगंज 
श्री सुशील कुमार 

श्री शशि भूषण प्रसाद यादव 6518030133 सहरसा मंडल कारा , शेखपुरा 
श्री प्रवीण कुमार श्री प्रफुल्ल कुमार झा 6519030254 | कटिहार 

केन्द्रीय कारा , पूर्णियाँ 
श्री अरविन्द कुमार श्री सुरेश प्रसाद यादव 6520020133 | भागलपुर 

मंडल कारा , जहानाबाद 
श्री गौतम प्रसाद सिंह श्री कैलाश प्रसाद सिंह 6520060337 | भागलपुर 

मंडल कारा , आरा 
श्री पवन कुमार साह श्री गंगा प्रसाद साह 

6520070045 | भागलपुर मंडल कारा , बिहारशरीफ 
श्री कृष्ण कुमार रजक श्री सर्वेश्वर रजक 6520080105 | बाँका 

उपकारा , हिलसा 
श्री सुनील कुमार श्री बाल गोविन्द प्रसाद गुप्ता 6520080413 | भागलपुर 

मंडल कारा , नवादा 
श्री शत्रुघ्न मण्डल श्री मंगल मण्डल 

6521010078 | लखीसराय मंडल कारा , अररिया 
श्री विनोद कुमार श्री अखिला मण्डल 6521010093 | खगडिया 

मंडल कारा , हाजीपुर 
श्री चितरंजन कुमार श्री अयोध्या प्रसाद 6521010101 | बेगूसराय 

मंडल कारा , भभुआ 
श्री राजेश कुमार श्री बच्चु नारायण सिंह 

6521010180 | जमुई केन्द्रीय कारा , मोतिहारी 
2. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर 
एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में उपर्युक्त नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जाती है । 

3. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंधित बोर्ड / संस्था से सत्यापन 
तथा पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो संबंधित अभ्यर्थी की सेवा कभी भी 
बिना किसी पूर्व सूचना के तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई 
भी की जायेगी । 

4. सभी अभ्यर्थी कारा में योगदान के समय इस बात का शपथ पत्र देगें कि उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक 
प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के सत्यापन के क्रम में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो उनकी सेवा 
तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी एवं उनको दी गयी राशि / मानदेय / वेतन की वसूली उनसे कर ली जाएगी । 

5. सभी नव नियुक्त सहायक अधीक्षकों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता 
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा कमांक के अनुसार होगी । 

6. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक -30.04.2021 तक पदस्थापित कारा में निश्चित 
रूप से अपना योगदान समर्पित करेंगे । योगदान के समय सभी मूल प्रमाण - पत्रों एवं उनकी अभिप्रमाणित प्रतियाँ / बिहार 
पुलिस अवर सेवा आयोग , पटना द्वारा प्रदत्त प्रवेश पत्र / बुलावा पत्र एवं दो पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ भी ले जाना 
सुनिश्चित करेंगे । निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु समुचित कारण एवं 
उसके साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा । 

7. जिन अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्रों के जाँच के क्रम में वांछित कागजात यथा सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत 
शपथ पत्र / शैक्षणिक / जाति / आवासीय प्रमाण - पत्र / प्रवेश पत्र / पूर्व सेवा से संबंधित नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति 
प्रमाण पत्र / बी.पी.एस.एस.सी . द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र इत्यादि समर्पित नहीं किया है , वे योगदान के समय उक्त वांछित 
कागजात निश्चित रूप से समर्पित करेंगे अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा । 

8. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत आदेश की प्रति उपलब्ध करायी 
जा रही है , जिसे मूल रूप से संबंधित प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया 
जायेगा । 

9. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं0-1919 दिनांक 18.01.76 के अनुपालन में 
दहेज न लेने / न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे । 

10. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत 
स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । 

11. बिहार पेंशन ( संशोधन ) नियमावली , 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या -1964 
दिनांक -31.08.2005 एवं 768 दिनांक -03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी । 


3 


बिहार गजट ( असाधारण ) 7 जून 2021 
12. नव नियुक्त सहायक अधीक्षकों को वेतनादि का भुगतान संबंधित कारा में योगदान की तिथि से किया 


जायेगा । 


13. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने / योगदान हेतु आने - जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं 


होगा । 


आदेश से , 
मिथिलेश मिश्र , 

महानिरीक्षक , 
कारा एवं सुधार सेवाएँ । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 329-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


